R 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 फाल्गुन 1935( श०) 
संख्या 128 राँची , शुक्रवार 

21 मार्च, 2014 (ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
21 फरवरी, 2014 


संख्या -11/ रा0पि0व0-01/ 2012 का .-1744--पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम , 
1993 (बिहार अधिनियम 12, 1993) यथा झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-6196 
दिनांक 12 नवम्बर, 2002 द्वारा अंगीकृत की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
श्री केशव महतो कमलेश, पिता स्व0 सुखराम महतो , ग्राम - कडियाडीह , प्रखण्ड-सिल्ली, जिला- राँची को 
राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का “ सदस्य " मनोनीत किया जाता है । 

संख्या -11/ रा0पि0व0-01/ 2012 का .- 1745--पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम , 
1993 (बिहार अधिनियम 12, 1993 ) यथा झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-6196 
दिनांक 12 नवम्बर , 2002 द्वारा अंगीकृत की धारा- 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 


__ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 21 मार्च, 2014 


मो0 सफीक अंसारी, पिता - स्व0 कुर्बान अली, एम0अली लेन , एच0बी0 रोड , थड़पकना, राँची को राज्य 
स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का “ सदस्य " मनोनीत किया जाता है । 

2. यह आदेश पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा, जो पदभार ग्रहण 
करने की तिथि से तीन वर्षों की होगी तथापि वे स्वलिखित पत्र प्रेषित कर कार्यभार से किसी भी समय 
इस्तीफा दे सकेंगे। राज्य सरकार , अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानों के आलोक में इनको कभी भी 
हटा सकेगी । 

3. पदभार ग्रहण के पूर्व किसी अन्य आयोग/ जाँच समिति आदि का प्रभार परित्याग 
करना आवश्यक होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण) 128 – 50 | 


